सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 205 राँची, सोमवार, 


11 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 


7 मार्च, 2019 


विषयः- शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत 03 वर्षों की अवधि हेतु संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त 

करने के लिए नगर प्रबंधक के 14 ( चौदह ) पदों के सृजन की स्वीकृति । 


संख्या- 01 / सा॰स्था ( पद सृजन) -51/ 2016/ न ०वि ० आ०-1089-- नगर विकास एवं आवास विभाग 
के संकल्प संख्या -693 दिनांक -22.02.2010 , संकल्प ज्ञापांक -3158 दिनांक -27.08.2015 एवं संकल्प 
ज्ञापांक -7734 दिनांक-15.12.2017 के द्वारा संविदा के आधार पर कुल एक सौ बीस ( 120 ) नगर प्रबंधक 
के पदों का सृजन किया गया है । 

राज्य में विगत कुछ वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों के गठन के फलस्वरूप निकाय के कार्यों 
में अतिशय वृद्धि हुई है, परन्तु पदाधिकारियों के कमी रहने के कारण विकास योजनाएँ प्रभावित हो रही 
हैं । शहरी निकायों के विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के अंतर्गत पूर्व में सृजित नगर प्रबंधक के पदों के अलावे नगर प्रबंधक के अतिरिक्त 
पदों के 

की आवश्यकता है । 


2 . 


सृजन 


2 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 11 मार्च, 2019 
उल्लेखनीय है कि विगत कुछ महीनों में डोमचाँच, धनवार , बचरा एवं बड़कीसरैया नगर पंचायत 
का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त मेदिनीनगर एवं गिरिडीह नगर परिषद् को उत्क्रमित करते 
हुए नगर निगम के रूप में अधिसूचित किये गये हैं । 

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत नगर प्रबंधक के अतिरिक्त 14 पदों के सृजन 
का निर्णय लिया गया है (परिशिष्ट -1)। 

नगर प्रबंधक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार होगी: 

MBA or PG Degree / Diploma in Management or PG Degree / Diploma in Public Administration 
or PG Degree in Town Manager /Planning and Development from recognized Institution /University . 

इन पदों पर संविदा आधारित सेवायें प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों का चयन विज्ञापन के 
माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हुए किया जाएगा । 

नगर प्रबंधक (City Manager) नगर निगम/ नगर परिषद /नगरपालिका/नगर पंचायत / अधिसूचित 
क्षेत्र समिति में नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को संबंधित शहरी स्थानीय 
निकाय के कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 

नगर प्रबंधक ( City Manager ) के पद पर तीन (03 ) वर्षों के लिए संविदा आधारित सेवायें प्राप्त 
की जाएगी तथा उनका कार्य संतोषप्रद रहने पर सेवा विस्तार किया जा सकेगा। 

संविदा पर सेवायें प्राप्त करने के क्रम में आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा । 

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुमान्य वेतन के आधार पर नगर 
प्रबंधकों ( City Manager ) को मासिक संविदा राशि देय होगी । सम्प्रति योजना- सह-वित्त विभाग द्वारा 
दी गई स्वीकृति के अनुरूप प्रतिमाह 43,296/- रूपये एकमुश्त मासिक मानदेय का भुगतान नगर 
प्रबंधकों को किया जायेगा। 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरविन्द कुमार, 


सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 मार्च, 2019 


, 


3 


परिशिष्ट - 1 


शहरी स्थानीय निकायों में नगर प्रबंधक के अतिरिक्त सृजित पदों की विवरणी - 


क्र ० सं ० 


पूर्व से सृजित 
पद की संख्या 


कुल सृजित 
पदों की 


विभाग /निकाय का नाम 


प्रस्तावित सृजित 
पदों की संख्या 


संख्या 


1 


गिरिडीह नगर निगम 


02 


03 


05 


2 


मेदिनीनगर नगर निगम 


02 


03 


05 


3 


डोमचाँच नगर पंचायत 


00 


02 


02 


4 


धनवार नगर पंचायत 


00 


02 


02 


LO 


बचरा नगर पंचायत 


00 


02 


02 


6 


बड़कीसरैया नगर पंचायत 


00 


02 


02 


कुल 


14 


अरविन्द कुमार, 


सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 205 -- 200 


